निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 453 ) पटना, मंगलवार , 22 मई 2018 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

21 मई 2018 
सं० 15 / एम 1 - 35 / 2013 – 939 - डॉ0 सैयद मो0 करीम, सम्प्रति, प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय , 
पटना का कार्यकाल दिनांक 17.06. 2018 को समाप्त हो रहा है । सम्यक समीक्षोपरांत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 
अधिनियम , 2008 (यथा संशोधित ) की धारा (12 ) ( क ) ( 3) में निहित शक्तियों के तहत डॉ0 सैयद मो० करीम को दिनांक 
18.06.2018 से अगले एक पदावधि ( तीन वर्षों) के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रतिकुलपति के पद पर 
पुनर्नियुक्त किया जाता है । 

2. डॉ० करीम की वेतन और परिलब्धियाँ वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के 
प्रतिकुलपति के लिए निर्धारित हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मनोज कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 453- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


